रजिस्ट्री सं०डी- 212 


REGISTERED No . D - 221 


सत्यपब जमत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं० 49 ] 

नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 2, 1972 ( अग्रहायण 11, 1894 ) 
No. 49 ] NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 2 , 1972 ( AGRAHAYANA 11 , 


इस माग में भिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलम संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separato paging is given to this part to order that it may be Aled mi separate compilation ) 


भाग 1 - खण्ड 4 

PART II - - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचमाएं जिसमें भधिमधमाएं , मारेश, विज्ञापन मोर सूचनाएं सम्मिलित है 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and Notices 

issued by Statutory Bodies 


तिथि 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


स्टेट बैंक आफ इम्पोर 

सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के 
( स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सहायक बैंक ) 

आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने 
भारत में विशेष अधिनियम के अन्तर्गत संस्थापित 

प्रैक्टिस प्रमाण -पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं : - - 
सपस्यों का दायित्व सीमित है 

. _. - - - 
इन्दौर दिनांक 1 नवम्बर 1972 

क्रम स० म . नाम एवं पता 
सूचना 

सं० 
यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के 
अंशधारियों को साधारण सभा बैंक के प्रधान कार्यालय , 2 , 1. 12066 श्री पी० एम० बालासुब्रह्मनियम . 27- 6- 72 
बम्बई- आमरा मार्ग, इन्दौर, पर मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 

ए० सी० ए० , 
1973 को मध्याह्न 12 बजे ( मानक समय ) स्टेट बैंक 

एलचेस्टर हाउम 

30- 6 - 72 
आफ इण्डिया ( सहायक बैंक ) अधिनियम , 1959 की धारा 

54, पाछेन रोड, एगमार, 
25 ( 1 ) ( द ) के अनुसार बैंक के संचालक मंडल में उम्त 

मद्रास - 8 
अधिनियम की धारा 26 ( 2 ) के अन्तर्गत 15 जनवरी 

श्री प्रवीण चन्द्र शंकरलान, 1 - 11- 72 
1973 को सेवा निवृत्त हो रहे ( 1 ) श्री सतीशचन्द्र मल्होत्रा 

पुरोहित , ए० सी० ए० . 
और ( 2) श्री लक्ष्मण प्रसाद भार्गव बैंक के संचालक मंडल 

14- 16, चेवल वाड़ी , कोलभाटलेन , 30- 6- 73 
के सदस्य जो कि उक्त अधिनियम की धारा 26 ( 3 ) के 

कालबादेवी रोड, बम्बई- 2 
अन्तर्गत पुर्ननिवधिन हेतु योग्य है के स्थान पर दो व्यक्तियों 3. . ! 36 54 श्रीराम कान्त नागपाल . ए०सी०ए , 1 8- 9-72 
को संचालक मंडन्न में निर्वाचित करने हेतु होगी । 

इन्टरनल आडिटर , 
एम० वी० भिड़े, जनरल मैनजर 

मोदी धनस्पति मैनुफैक्चरिंग क 30- 6-73 

मोदीनगर ( यू० पी० ) 
भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान 
नई दिल्ली- 1 , दिनांक 2 नवम्बर 1972 

स . सी० ए० ( 1 )/ 13/ 72- 73- ~- चार्टर प्राप्त लेखाकार 
म ., 8 सी० ए० ( 1 ) / 9 / 72- 73 - चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1164 के विनियम 16 के अनुसरण में एतदद्वारा 
विनियम 1964 के विनियम 10 ( 1 ) खंड ( तीन ) के अनुसरण यह मूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार 
में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिनियम 19.19 की धारा 20 उपधारा । खंड ( क ) द्वारा 
1 - 35HI12 

( 181 ) 


2 . 13406 


म 


1816 


THE GAZETTE OFINDIA, DECEMBER 2 , 1972 ( AGRAHAYANA 11 , 1894 ) 


[ PART III - SEC . 4 


प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त 
लेखाकार संस्थान पम्पिद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में 
से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम 
आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है : 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

( कार्मिक प्रभाग ) 
बम्बई- 85, दिनांक 10 नवम्बर 1972 
सं० 7( 8 )/ 72/स्था०- XII / 954 -- आदेश सं० 7( 8 )/ 72 
स्था० - XII / 860, दिनांक 30- 9- 72, जिसकी एक नकल श्रीमती 
एस० पी० सैमुएल को उनके अंतिम शात पते से भेजी 
गई, अवितरित लौट आने पर , नीचे प्रकाशित किया जाना 


नाम एवं पता 


तिथि 


क्रम० 
सं० 


स० 
सं० 


1 . 96 


आदेश 


2 . 462 


श्री नागू श्रीनिवास गूढबी, 

3- 9 - 72 
मै० एन० एस० गब्बी एन्ड क०, 
फोर्ट चैम्बर्स , बी ब्लाक , 
हमाम स्ट्रीट , फोर्ट , बम्बई- 1 
श्री खुशालचन्द मल्होत्रा , 

17 - 9 - 72 
1517, काशमीरी गेट , 
दिल्ली - 6 
श्री जयेन्द्र मनीलाल , शाह , 
662, जानीबाड़ी , गांधी रोड , 
अहमदाबाद 
श्री प्रवीण चन्द्र मुगतलाल बोल , 8 - 8 - 72 
18, नेताजी सुभाष रोड , 
कलकत्ता - 1 

सी० बालकृष्णन, सचिव 


3. 2375 


2 - 3 - 72 


4 . 5599 


दी इन्स्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्स 

एक्काउन्टेन्टस् आफ इणिया 
कलकत्ता - 16, दिनांक 15 नवम्बर 1972 

( कास्ट एकाउन्टेन्टस् ) 
सं० 39 सी० डब्ल्यू० ए० ( 38 )/ 72 - - दी कास्ट एण्ड 
वर्स एफकाउन्टेन्ट्स रेग्यूलेशन्स 1959, में दी कास्ट एण्ड 
बस , एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1959 ( 1959 के अधिनियम 
संख्या 23 ) की धारा 39 की उप -धाराओं ( 1 ) के द्वारा 
दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए दी इन्स्टिट्यूट आफ 
कास्ट एण्ड वर्स एक्काउन्टेन्ट्स के परिषद् ने दी कास्ट एण्ड 
वर्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्यूलेशन्स 1959 में निम्न संशोधन किया है 
जो उपरोक्त धारा की उपधारा ( 3 ) के अनुसार प्रकाशित 
हआ और जिसका केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन किया है । 
कहे हुए रेग्यूलेशन्स में : 
__ _ I. विनियम 7 में निम्न नया उप-विनियम ( 7 ) जोड़ा 
जायेगा , जैसे :-- - 

" ( 7 ) वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर देने के समय 
से छ: महीने के अन्दर न देने वालों के नाम को सदस्य 
पंजिका से हटा दिया जा सकता है । " 

II . विनियम 30 और विनियम 33 के उप-विनियम ( 1 ) 
में शब्द : जिस महीने में परीक्षा होगी उसके पूर्ववर्ती दूसरे 
महीने के सातवें दिन के भीतर जब तक सभी बकाये नहीं दे 
चुका हो : के लिए निम्न शब्द स्थानापन्न किया जायेगाः 

"परीक्षा आरम्भ होने के साठ दिनों के अन्दर वह सभी 
बकाये दे चुका हो । ” 

एस० एन० पोष, सचिव 


जबकि ऐसा आरोप लगाया गया कि : 

" श्रीमती एस० पी० सैमुएल लेखा प्रभाग में 
अवर श्रेणी लिपिक के रुप में काम करते हुए अनधि 
कृत रूप से 19- 12- 1971 से अनुपस्थित रहीं और 
6 मार्च. 1972 के पहले काम पर आ जाएं , ऐसे 
विशिष्ट अनुदेश के बाद भी अनुपस्थित रहीं । " 

और जबकि उक्त श्रीमती सैमुएल को आरोप की सूचना 
दी गई देखिए ज्ञापन सं० 7( 8 )/ 72/स्था०XII / 323 
दिनांक 26 - 4-1972 । इस ज्ञापन के द्वारा केन्द्रीय सिविल 
सेवाएं , (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील ) नियमावली , 1965 
के नियम 14 के अन्तर्गत उनके विरुख कार्रवाई करने का 
प्रस्ताव किया गया 

3 . और जबकि श्रीमती सैमुएल ने उपर्युक्त ज्ञापन को 
पाने की रसीद भी 2- 5- 1972 को दी , किन्तु कोई अभि 
वंदन नहीं प्रस्तुत किया ; 

4 . और जबकि उक्त श्रीमती सैमुएल 20- 7- 1972 को 
जो जांच की तारीख निश्चित की गई थी जांच अधिकारी के 
सामने प्रस्तुत नहीं हुई और न तो अनुपस्थिति का कोई 
स्पष्टीकरण ही भेजा यद्यपि सुनवाई की तारीख के लिए 
काफी समय दिया गया था ; 

5. और जबकि पैरा 4 में दी हुई बातों का ध्यान रखते 
हुए जांच 9- 8- 1972 के लिए टाल दी गई और सदनुसार जांच 
अधिकारी के द्वारा उक्त श्रीमती सैमुएल को सूचना दी गई 
किन्तु उक्त श्रीमती सैमुएल उक्त तारीख को जांच अधिकारी वे. 
सामने प्रस्तुत नहीं हुई, न कोई अभिवेदन ही प्रस्तुत किया और 
म उक्त श्रीमती सैमुएल द्वारा प्राप्त जांच को टालने के लिए 
कोई प्रार्थना ही की गई ; 

6. और जबकि ऊपर के पैरा 4 और 5 में दी हुई 
बातों को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी ने 9- 8-72 
को एक पक्षीय जांच की और उक्त श्रीमती सैमुएल के 
विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया ; 

7. और जबकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर ध्यान 
पूर्वक विचार करके, अधोहस्ताक्षरी जांच अधिकारी के जांच 
परिणामों से सहमत हो गए और इस अमंतिम निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि उक्त श्रीमती सैमुएल सेवा में रहने लायक नहीं है 
और उफ्त श्रीमती सैमुएल निकाल दी जाएं ; 

8 . और जबकि देखिए ज्ञापन सं० 7 ( 8)/ 72स्था०- XII/ 
758, दिनांक 25- 8- 1972, जिसके साथ जांच अधिकारी की 
रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न थी , सक्त श्रीमती सैमुएल को 


.. - - - " 


- -: - - - 


PART III — Sec. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 2 , 1972 (AGRAHAYANA 11, 1894 ) 1817 
अनंतिम निष्कर्ष से सूचित भी किया गया कि वे सेवा में 

( 2 ) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 
हटा दी जाएं , और फिर भी अवसर दिया गया कि 15 दिन 

लागू होंगे । 
के अंदर प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अपना अभिवेदन , यदि कोई 

2 . कर्मचारी राज्य बीमा ( भर्ती ) विनियम , 1965 की अनु 
हो , प्रस्तुत करें ; 

सूची ii में , 
____ 9. और जबकि उक्त ज्ञापन सं० 7 ( 8 )/ 72/स्था०XI !/ 

( i ) खाना 3 में क्रम संख्या 3 के सम्मुख वर्तमान प्रविष्टि के 
758, दिनांक 25 - 8- 1972 उक्त श्रीमती सैमएल को 

स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की 
28- 8-1972 को प्राप्त हुआ किन्तु उक्त श्रीमती सैमुएल 

जायगी : 
ने कोई अभिवेदन प्रस्तुन नहीं किया ; 

250- 15-445 जमा 50- रु० प्रति माह प्रबंधक 
10. और जबकि इन परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी 

ग्रेड ii के लिए विशेष वेतन । 
इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त श्रीमती सैमुएल 

( ii ) क्रम संख्या 18 तथा उसमे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात 
सेवा में रहने लायक नहीं है और हटा दी जाएँ ; 

निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां सनिविष्ट 
11. अब , इसलिए , अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय सिविल सेवाएं 

की जायेंगी, अर्थात् : - - 
( वर्गीकर , नियन्त्रण और अपील ) नियमावली , 1965 के 
नियम 12 के उपनियम ( 2 ) ( बी ) के साथ परमाणु ऊर्जा 
विभाग आदेश सं० 22 ( 1 )/ 68/प्र० , दिनांक 3- 12- 1970 

1 2 3 4 5 
के अन्तर्गत दिए हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसके 
द्वारा उक्त श्रीमती समुएल को तत्काल प्रभाव से निकाल 

" 19 माली रु . 70- 1- 80- 18 आवश्यकः कृषि व 
देते है । 

दरो०- 1-85 30 भूमिका एवं उद्यान 

वर्ष कर्म सचालन सहित 
टी . व्ही . रंगराजन , 

उद्यान -कर्म का 
प्रधान , 
कार्मिक प्रभाग 

प्रारम्भिक ज्ञान । 
वांछीनीयः क्षेत्रीय 

भाषा को लिखने 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

तथा पढ़ने की 
नई दिल्ली , दिनांक 13 नवम्बर 1972 

योग्यता । 
सं० 1 ( 1 ) - 3/ 69 स्थापना - 1 - - कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 97 की उप 

नोट : नियुक्ति के 
धारा ( 1 ) जोकि उपधारा ( 2 ) तथा ( 20 ) के खण्ड 

लिए विचाराधीन 
( XXI ) और धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित है , 

प्रत्याशियों का पहले 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य 

खुदाई करने, गुल 
बीमा निगम केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निम्न 

बनाने का परीक्षण 
बिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम , (भर्ती ) विनियम , 

अनिवार्य है । 
1965 के संशोधन में बनाती है , अर्थात् : -- 
1. ( 1 ) वे विनियम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती ) 

___ टी० सी० पुरी , 
संशोधन विनियम , 1972 कहे जा सकेंगे । 

महानिदेशक 


- 


- 


PL 


Bhargava, Directors of the Board of the Bank , who will 
retire in terms of Section 26( 2 ) of the said Act on the 
15th January , 1973 but are eligible for re - election under 
Section 26 ( 3 ) of the said Act. 

M . V . BHIDEE 
General Manager 


STATE BANK OF INDORE 
(Subsidiary of the State Bank of India ) 
Incorporated in India under Special Statute 
The Liability of the Members is Limited 
Indore , the 1st November 1972 

NOTICE 
NOTICE is hereby given that a General Meeting of 
the Shareholders of the State Bank of Indore will be held 
at the Bank s Head Officc , 2 , Bombay - Agra Road , Indore , 
on Tuesday the 16th January , 1973 , at 12- 00 Noon 
( Standard Time) for the purpose of electing two persons 
to be Directors of the Board of the Bank in pursuance 
of Section 25 ( 1 ) ( d ) of the State Bank of India ( Subsi 
diary Banks ) Act, 1959 , in place of ( 1 ) Shri Satish 
Chandra Malhotra and ( 2 ) Shri Lakshman Prasad 


THE INSTITUTE OF COST AND WORKS 

ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
Calcutta - 16 , the 15th November 1972 

( Cosr ACCOUNTANTS ) 
No. 39 - CWA( 38) / 72. - - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of Section 39 of the Cost and 

Works Accountants Act, 1959 , ( Act No . 23 of 1959 ) , 
the Council of the Institute of Cost and Works 


। 


1818 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 2 , 1972 (AGRAHAYANA 11 , 1894 ) [ Part III - SBC , 4 


tioned against thelt names , the names of the following gentle 
men : 


Accountants of India has made the following amend 
ments in the Cost and Works Accountants Regulations , 
1959 ,, the same having been previously published and 
approved by the Central Govt. as required by sub - sec 
tion (3 ) of the said Section : 


S . Momber 
No. ship No. 


Name and Address 


Date of 
Kemoval 


In the said Regulations : 


3 - 9 - 72 


I. In Regulation 7 , tho following now 
tion ( 7 ) shall be added , namely , 


sub - regula 


17 - 9 - 72 


" ( 7 ) The non -payment of annual membership fee 
within six months from the date on which it becomes 
duo will render the name of the defaulter liable to 
be removed from thc Register of Members. " 


96 Shri Nagoo Srinivas Gubbi, 

M / s, N , S . Gubbi & Co .. 
Chartered Accountants , 
Fort Chambers , B , Block , 
Hamam Street, Fort , 

Bombay - 1 . 
462 Shri Khushhal Chand Malhotra , 

Chartered Accountant, 
1517 , Kashmere Gate , 

Delhi- 6 . . 
2375 Shri Jayendra Manilal Shah , 

662 , Jani Wado , Gandhi Road , 

Ahmedabad . 
5599 Shri Pravinchandra Mugatlal Boal. 

18 , Netaji Subhas Road , 
Calcutta - 1 . 


3 . 


2 - 3 - 72 


1) , la suh -regulation ( 1 ) of Regulation 30 and in sub 
rogrilation ( 1 ) of Regulation 33 , for the words " unless 
he has paid all his ducs within the seventh day of the 
second month preceding the month in which the exami 
nation is held " , the following words shall be substituted , 
namely : 


8 - 8 - 72 


-- - 


C . BALAKRISHNAN , 


" unlo , he 11: 24 paid ul his dues al leust sixty days 
prior to the commencemcat of the examination ." 


S . N . GHOSE 

Secy . 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

(PERSONNEL DIVISIONI 
Bombay - 85 , the 10th November 1972 
No. 7 ( 8 ) / 72 /Est ,XII / 954 - Order No. 7 (8 ) 72 / Eolt. 
XII / 860 dated 30 - 9 - 1972 , copy of which was sent by 
registered post to Smt. S . P . Samuel to her last known 
address , having been returned undelivered , is published 
helow : 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
New Delhi-1 , the 2nd November 1972 
No. 8 - CA( 1) /9 /72-73 - In pursuanco of Clauso (tii ) of Rogu 
lation 10 ( 1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964 , 
it is hereby notificd that the Certificate of Practice issued to the 
following members shall stand cancellod for the period men 
tioned against their names , as they do not desire to hold their 
Certificate of Practice , 


- 


- - 


- 


Nane ud Address 


S . Member- 
No. ship No . 


Period 
during 
which the 
Certificate 
sball stand 
cancellod . 


27 -6 - 72 


12066 Shri P . M . Balasubramaniam , A . C . A ., 

Ilchester House , 
54 , Panthcon Road , 
Egmore, Madras- 8 . 


to 


30-6 - 72 


ORDER 
WHEREAS it was allcged that 

" Smt, S . P . Samuel while functioning as Lower 
Division Clerk , Accounts Division , has romained 
absent unauthorisedly from 19 - 12 - 1971 and continues 
to do so in spite of specific instructions to hor that 

she should report for duty before March 6 , 1972 " 
AND WHEREAS the said Smt. Samuel was informed 
of the chargo vide memorandum No . 7 ( 8 ) / 72 /Estt.XII / 
323 dated 26 -4 - 1972 proposing action against her under 
Rule 14 of the Central Civil Services ( Classification , 
Control and Appeal) Rules , 1965 , 

3 . AND WHEREAS the said Smt. Samuel ickgoli 
ludged the above memorandum on 2 -5 - 1972 , but did not 
submit any representation , 

4. AND WHEREAS the said Smt. Samuel further 
failed to appear before the Inquiry Officer op 20 - 7 - 1972 
which was the date fixod for the inquiry nor did sho send 
any explanation for her absence cven though sho was 
given sufficient notice about the date of the hearing . 

5 . AND WHEREAS in view of what is stated in para 
graph 4 above the inquiry was postponed to 9 -8 - 1972 and 
the said Smt. Samuel was informed by the Inquiry Offi 
cer accordingly , but the said Smt. Samuel failed to uppeur 
before the Inquiry Officer on the suid date nor was any 
representution or request for postponement of the inquiry 
received from the said Smt. Samuel, 

6 . AND WHEREAS in view of what is stated in para 
graphs 4 and 5 above the Inquiry Officer held the enquiry 
o r parte on 9 - 8 - 1972 and found that the charge against 
the said Smt. Samuel was proved , 

7 . AND WHEREAS on a carcful consideration of the 
report of the Inquiry Officer, the undersigned agreed with 


1 - 11- 72 

to 
30 -6 - 73 


13406 Shri Pravinchandra Shapkerlul 

Purohit , A . C . A ., 
14 -16 , Chewal Wadi, 
Kolbhat Lane , 

Kalbadevi Road , Bombay - 2 (BR ) 
13654 Shri Rama Kunt Nagpul, A . C . A ., 

Internal Auditor , 
Modi Vanaspati Mfy . 
Modinagur (U . P . ) 


. 


18 - 9 - 72 


to 


30 - 6 - 73 


Nu . 4 -C4( 1 ) / 13 / 72 - 73 - 11 pursuance of Regulation 16 of 
the Chartered Accountants Rogulations, 1964 , it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by clauso ( a ) 
of Sub - Section ( 1) of Section 20 of the Chartered Accountants 
Act. 1949, the Council of the Instituto of Chartered Accountants 
of India , has renioved from the Rogister of Members of this 
Sostituto On account of deatle. With effect fron the dates mefi 


Part III - Sec . 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 2 , 1972 ( AGRAHAYANA 11 , 1894 ) 


1819 


stitution of the Regional Board , Madhya Pradesh Region , 
namely : 

In the said Notification , the entry against Item No. 3 , 
may be substituted as under : 
3 . Labour Commissioner , Representative , nominated 
Madhya Pradesh , 

by the State Government. 
Indore 


be findings of the Inquiry Officer and came to the pro 
visional conclusion that the said Smt. Samuel was not 
a fit person to be retained in service and that the said 
Smt. Samuel should be removed , 

8 . AND WHEREAS vide memorandum No . 7 ( 8 ) / 
72 / Estt.XII / 758 dated 25 - 8 - 1972, with which a copy of 
the report of the Inquiry Officer was enclosed , the said 
Smt. Samuel was informed of the provisional conclusion 
that the said Smt. Samuel should be removed from 
service , and was given a further opportunity to submit 
representation , il any, within 15 days against the pro 
posed penalty , 

9 . AND WHEREAS the said memorandum No . 7 ( 8 ) / 
72 / Estt .XII / 758 dated 25- 8 - 1972 was received by the 
said Smt. Samuel on 28 -8 - 1972 but the said Smt. Samuel 
did not submit any representation , 

10 . AND WHEREAS under the circumstances the 
undersigned has come to the final conclusion that the 
said Smt, Samuel is not fit to be retained in service and 
that she should be removed , 


No. 1 ( 1 )- 3 ,69 - Estt. Kun exercise of the powers coolerred 
by sub - section ( 1 ) of section 97 read with clause (xxi ) of sub 
section ( 2 ) and sub -section (2A ) of that section and sub -sec 
tion (2 ) of section 17 of the Employees State Insurance Act, 
1948 ( 34 of 1948 ), the Employees State Insurance Corporation 
hereby makęs , with the approval of the Central Goveronient 
the following regulations further to amend the Employees 
Stalo Insurance Corporation (Recruitment) Regulation , 1965 , 
namely : 
1. ( 1) These Regulations may be called the Employoes 

State Insurance Corporation Recruitment) Amond 

incnt Regulations , 1972 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the official Gazette . 
2. In Schedule- II to the Employees State Insurance Cor 
poration (Recruitment) Regulations, 1965 - 

(1) against Serial No. 3 in column 3, for the existing , 

entry , the following entry shall be substituted 
namely : 
" Rs. 250 - 15 -445 plus Rs. 50 /- per month specjal pay 

for Manager Grade- II ," 
(ii) after serial No. 18 and the entries relating thereto 

the following serial number and entries shall be 

inserted , namely : 
1 2 3 


11. NOW , THEREFORE , the undersigned in exercise 
of the powers conferred under sub - rule ( 2 ) ( b ) of 
Rule 12 of the Central Civil Services ( Classification , 
Control and Appeal ) Rules , 1965 read with Department 
of Atomic Energy Order No. 22 ( 1 ) / 68 / Adm . dated 
3 - 12 - 1970 hereby removes the said Smt. Samuel from 
service with immediate effect. 
30 - 9 -72 


T . V . RANGARAJAN , 
Head , Personnel Division . 


" 19 . MALI Rs. 70 - 1 . 18 - 30 

80 - EB -1-85 years 


Essential : Elementary 
knowledge of garden 
jpg with agricultural 
background and 
gardening operations , 
Desirable - Ability 
to read and write the 
regional language . 
Note : - Candidate shall 
be subjected to a test 
in digging , trenching 
and preparation of 
beds before being 
considered for appoint 
ment. 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 10th November 1972 
No , 6 ( 15 ) / 69 - Esti . Ill. Whereas the Department of 
Labour and Employment, Government of India , New 
Delhi, in pursuance of the provisions of clause ( d ) of 
section 4 of the Employees State Insurance Act, 1948 
( 34 of 1948 ), vide their Notification No. U . 16012 / 14 / 
71- HI, dated the 23rd October, 1972 have notified 
Shri U . Mahabala Rao as a member of the Employees 
State Insurance Corporation in place of Shri K , V . Rama 
krishna Ayyar. 

Therefore , in pursuance of section 25 of the Employees 
State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) read with Regu 
lation 10 of the Employees State Insurance (General) 
Regulations , 1950 , the following amendment is hereby 
made in the Employees State Insurance Corporation 
Notification No . 6 ( 15 ) / 69 - Estt. III, dated the 2nd June , 
1971 pertaining to the Constitution of Regional Board , 
Kerala Region , namely : 

In the said Notification for the entry against Item 
No . 11, the following entry shall be substituted , 
pamely ; 

" Shri U . Mahabala Rao , Member of the E .S .I. Cor . 
Secrctary to the Govt. poration nominated by the 
of Kerala , 

State Government residing 
Labour Department, in the area - Ex- officio ." 
Trivandrum , 


The 14th November 1972 
No. 12 - 1)/33 /71 -Med. 11 – In pursuance of the resolution 
passed by the Employees State Insurance Corporation at its 
meeting held on 25th April , 1951 conferring upon me the powers 
of the Corporation under Regulation 10 $ of the E . S . I. (General) 
Regulations, 1950 , I hereby authorise the following medical 
officers to function as medical authorities with effect from 
11 - 7 - 1972 till further orders with respectivo jurisdiction as 
shown below against them for purpose of medical examination 
of the insured persons and grant of further certificates to them 
when the correctness of the original certificate is in doubt. 


Area 


Name and Designation of the Officer 
empowered as Medical Authority 


Bombay 


1. Administrative Medical Officer, ESI Scheme 

Bombay . 
2 . The Superintendent, ESI Hospital, Worli, 

Bombay , 
3 . The Superintendent, ESI Hospital, Mulund, 

Bombay. 


The 13th November 1972 
No . 6 ( 16 ) /69- Estt ./11. — In pursuance of Section 25 of 
the Employces State Insurance Act. 1948 ( 34 of 1948 ) 
read with Regulation 10 of the Employees State Insur 
ance (General ) Regulations, 1950 , the following further 
amendment is hereby made in the Employees State 
Insurance Corporation Notification No. 6 ( 16 ) / 69 - Estt. LII , 
dated the 23rd December , 1970 , pertaining to the con 


Bombay 


Bombay 


T . C . PURI, 
Director General 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, PARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANACOK UP PUBLICATIONS , DELHI, 1972 


